निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 ज्येष्ट 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 520 ) पटना , मंगलवार , 15 जून 2021 


गृह विभाग 


( विशेष शाखा ) 


अधिसूचना 

10 जून 2021 
सं ० जी / सेना ( फा ० रें ) -05-02 / 2020-3087 - युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का 
अभ्यास अधिनियम , 1938 ( अधिनियम 5 , 1938 ) की धारा 9 की उप धारा- ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
बिहार राज्यपाल 10.06.2021 से 09.06.2031 के बीच की 10 ( दस ) वर्षों की अवधि के लिए , निम्नलिखित क्षेत्र को , 
जिसका चौहद्दी एवं ब्यौरा इसके साथ दिया जा रहा है , गोलाबारी अभ्यास क्षेत्र के रुप में , तुरंत प्रभाव से , परिभाषित 
करते हैं । 

अनुसूची 

भू - क्षेत्र का ब्यौरा / चौहद्दी 
बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस- 2 वाहिनी परिसर में , जो थाना सं0-175 , मौजा- बस्तीपुर , अंचल + थाना- डिहरी , 
जिला- रोहतास में स्थित है , लौंग एवं शॉर्ट फायरिंग रेंज ( चाँदमारी फायरिंग बट ) स्थापित हैं । उक्त फायरिंग रेंजो की 

चौहद्दी एवं भूमि विवरण निम्नवत् है : 
प्र ० स्थल 

मौजा 

थाना खाता | खेसरा रकवा चौहद्दी 

किस्म 
सं ० 

खतियानी रैयत 
सं 0 सं 0 | ( एकड़ में ) 

जमीन 
उ ० 

पू ० 
प्र ० खे ० प्र ० खे ० खे ० प्र ० खे ० सोन लोक निर्माण विभाग 

नदी 

बिहार सरकार 
लौंग रेंज बस्तीपुर , अंचल । थाना 

खे ० खे ० खे ० खे ० 
डिहरी , जिला- रोहतास 

सोन 

अनावाद बिहार सरकार 
खे ० खे ० 

खे ० खेत नदी 
932 

खे ० 
बस्तीपुर , अंचल + थाना 

खे ० खे ० खे ० सोन 
शॉर्ट रेंज 

लोक निर्माण विभाग 
डिहरी , जिला- रोहतास 

931 931 

नदी 

बिहार सरकार 


द ० 


प ० 


931 


2.26 


931 


931 


889 


931 


210 


175 


888 


1.97 


888 


888 


932 


889 


204 


932 


1.37 


932 


932 


888 


175 


210 


931 


0.71 


931 


931 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

( ह 0 ) -अस्पष्ट , 
सरकार के विशेष सचिव । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 जून 2021 


10 जून 2021 
सं ० जी / सेना ( फा ० रें । ) - 05-02 / 2020- 3087 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार 
से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड- ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ० ) -अस्पष्ट , 

सरकार के विशेष सचिव । 
The 10th June 2021 
No. G / Sena ( Fi.Ra . ) - 05-02 / 2020-3087 — In exercise of the powers conferred by sub 
section 1 of Section 9 of the Manoeuvers , Field Firing and Artillery Practice Act , 1938 ( Act 
No- 5 of 1938 ) , the Governor of Bihar is pleased to define the following area , boundary and 
particulars of which are given hereunder in the schedule , as a field firing and artillery 
practice area for the 10 years commencing from 10-06-2021 to 09-06-2031 , with immediate 
effect . . 

SCHEDULE 

Particulars and boundary of the land - area . 
Long and Short Firing Ranges ( Chandmari Firing Butt ) are established in Bihar 
Special Armed Police - 2 Battalian Campus , which is situated in thana no 175 , Mauja 
Bastipur , Circle + P.S.- Dehri , Dist . - Rohtas . Boundary and land details of these firing ranges 
are as follows : 


Mauja 


Land Boundary 


proposed 

Sites 


Thana 
No. 


Khata 
No. 


Khesra 

No. 


Area 
( Acre ) 


Type of 
Land 


Khatiyani 
Raiyat 


N 


S 


E 


W 


931 


2.26 


P.Kh. | P.Kh. | Kh . P.Kh. 
931 931 889 931 


River 
Sone 


Public Works 

Dept. 
Govt . of Bihar 


210 


Long 
Range 


Bastipur , 
Circle + P.S. 
Dehri , Dist. 

Rohtas 


175 


888 


1.97 


Kh . 
888 


Kh . 
888 


Kh . . 
932 


Kh . 
889 


River 
Sone 


Anawad , , 
Govt . of Bihar 


204 


932 


1.37 


Kh . . 
932 


Kh . 
932 


Kh . . 
932 


Kh . 
888 


Short 
Range 


Bastipur , 
Circle + P.S. 
Dehri , Dist . 

Rohtas 


175 


210 


931 


0.71 


Kh . 
931 


Kh . 
931 


Kh . 
931 


Kh . 
931 


River 
Sone 


Public Works 

Dept. 
Govt . of Bihar 


By the order of the Governor of Bihar , 

Sd / -Illegible , 
Special Secretary to the Government . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 520-571 + 25 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


